Supplement - II 


H 
सत्यमेव जयते 


GOVT.OF 


HARYANA 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No. 11-2020 ] 


CHANDIGARH, TUESDAY , MARCH 17 , 2020 (PHALGUNA 27, 1941 SAKA ) 

General Review 


1 . 


भू - राजस्व प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2016-17 ( 01-10-2016 से 30-09-2017) की समीक्षा 

दिनांक 4 मार्च, 2020 
क्रमांक नं ० 216 - एस ० आर०-3-2020 / 2084. 

वर्ष 2016-2017 के दौरान फसलों की स्थिति अच्छी रही थी । इसी प्रकार किसानों की वित्तीय स्थिति भी 
तसल्लीबख्श / अच्छी रही थी । 
इस वर्ष पशुओं में किसी प्रकार की महामारी नहीं हुई और इसी तरह प्राकृतिक आपदा बाढ़ , ओलावृष्टि का राज्य के 
कुछ हिस्सों में प्रकोप रहा । 
वर्ष 2016-2017 के दौरान नियत भू - राजस्व, भू - राजस्व ( वेरिएबल ), अन्य भू - राजस्व तथा कोअरसिव साधनों से वसूली 
निम्न प्रकार रही : 


2 . 


3 . 


स्थायी भू - राजस्व 


कुल मांग 


राशि जो प्राप्त हुई 


माफ की गई राशि 


वर्ष के अन्य में बकाया राशि 
( रूपयों में ) 


(रूपयों में ) 


577002536 


111449002 


42695 


465510839 


अस्थायी भू - राजस्व 


कुल मांग 


राशि जो प्राप्त हुई 


माफ की गई राशि 


( रूपयों में ) 
262591913 


वर्ष के अन्य में बकाया राशि 
( रूपयों में ) 
233093502 


23702380 


5796031 


अन्य भू - राजस्व 


कुल मांग 


राशि जो प्राप्त हुई 


वर्ष के अन्य में बकाया राशि ( रूपयों में ) 


( रूपयों में ) 
173810031 


170642479 


3167552 


( 29) 


30 


SUPPLT . TO HARYANA GOVT. GAZ., MAR. 17 , 2020 ( PHGN. 27 , 1941 SAKA) 


अवपीड़क आदेशिकाओं के द्वारा भू - राजस्व 
आदेशकायें जारी की गई | आदेशकायें कार्यान्वित की | आदेशकाओं में संलिप्त | राशि की प्राप्ति 
की कुल संख्या संख्या 

राशि की संख्या 


165 


122 


149781475 


8621536 


. 


5 . 


6 . 


1 . 


कोअरसिव आदेश सर्कल राजस्व अधिकारी / तहसील सेवादारों के माध्यम से भेजे गये थे । 
रिर्पोटाधीन वर्ष के दौरान राज्य के 4877368 हैक्टे. कुल क्षेत्र मे से 4191918 हैक्टे . क्षेत्र कृषि अधीन रहा । इसी प्रकार 
323717.648 हैक्टे. कुल मोर्टगेज क्षेत्र के विरूद्ध 323406.648 हैक्टे. क्षेत्र कृषि अधीन था । 
वर्ष 2016-17 के दौरान भूमि उपहार 4101.7 हैक्टे , बिक्रय 117371 हैक्टे . बयनामा 14528 हैक्टे., बन्धक 26385 हैक्टे. 

औसत बन्धक 11693854166 / -हैक्टे . तथा औसत बिक्रय 70931578043 / -प्रति हैक्टे . भूमि के मालकाना हक तबदील 
किये गये । 
रिर्पोटाधीन वर्ष में 1768.34196 एकड़, 43 मरला भूमि का जन उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण किया गया तथा भू - स्वामियों 
को 62768962034 / -रूपये मुआवजा दिया गया । 
रिर्पोटाधीन वर्ष के दौरान 9 गांव रेत से प्रभावित रहे । 
रिर्पोटाधीन वर्ष के दौरान नदियों द्वारा अपना रास्ता तबदील करने बारे कोई बुर्दी बरामदगी स्थापित नहीं की गई । 
रिर्पोटाधीन वर्ष के दौरान सरकारी भूमि से 312 एकड़ नाजायज कब्जा हटवाया गया । 
पंजाब सिक्योरिटी आफ लैण्ड (धारा 14ए तथा 9/7 के साथ) आफ पैप्सू टैनैंसी एण्ड लैण्ड एक्ट 1955 के तहत 
1 केस में 2 मुजारों को 1 एकड़ भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित हुए । 
रिर्पोटाधीन वर्ष में हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सीमा बारे 32 की कार्यवाही जारी है तथा गांव बडोली में चकबन्दी 
अधीन रकबे की कब्जा कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है । उत्तर प्रदेश की सीमा गौतम बुद्ध नगर अलीगढ़ और मथुरा और 
दिल्ली राज्य । 
रिर्पोटाधीन वर्ष में भूमि सुधार कर्जा एक्ट . 19 आफ 1983 साधारण, अधिक अन्न उपजाओं, सी डी / एन ई एस के तहत 
कों की स्थिति निम्न प्रकार रही : 


8 . 


9 . 


10 . 


11. 


12. 


%3D 


%3D 


3 . 


%3D 


. 


साधारण 
1 . वर्ष के प्रारम्भ में देय तकावी ऋण 
2 . 

वर्ष के दौरान दिया गया तकावी ऋण 
कुल देय राशि 

वसूल की गई राशि 
5 . माफ की गई राशि 

बकाया राशि 
7 . बतौर ब्याज वसूल की जाने वाली राशि 

वसूल की गई राशि 
9 . माफ की गई राशि 

बकाया राशि 


शून्य 
शून्य 
शून्य 
शून्य 
शून्य 
शून्य 
शून्य 


%3D 


6 . 


%3D 


%3D 


8 . 


%3D 


शून्य 
शून्य 


10 . 


%3D 


अधिक अन्न उपजाऊ 
वर्ष के प्रारम्भ में तकावी | वर्ष के दौरान एडवांस राशि कुल 
लोन देय की राशि 

देय 


वसूल 

की मांफ की | बकाया 
गई राशि गई राशि राशि 


शून्य 


शून्य 


शून्य 


शून्य 


शून्य 


शून्य 


ब्याज के रूप में राशि दर्ज की गई 


ब्याज के रूप में वसूल की गई | मांफ की बकाया 
राशि 

गई राशि राशि 


शून्य 


शून्य 


शून्य 


शून्य 


31 


SUPPLT . TO HARYANA GOVT. GAZ . , MAR. 17, 2020 ( PHGN. 27 , 1941 SAKA) 
सी. डी . / एन.ई.एस. 
वर्ष के प्रारम्भ में तकावी लोन की वर्ष के दौरान 

कुल वसूल 

की मांफ की | बकाया 
देय राशि 

एडवांस राशि 

देय गई राशि गई राशि राशि 


शून्य 


शून्य 


शून्य 


शून्य 


शून्य 


शून्य 


बकाया राशि 


ब्याज के रूप में राशि दर्ज ब्याज के रूप में वसूल की माफ की गई राशि 
की गई 

गई राशि 


शून्य 


शून्य 


शून्य 


शून्य 


13. 


इस वर्ष के दौरान लेखा का आडिट करने उपरान्त स्थिति निम्न प्रकार थी : - . 
वर्ष के प्रारम्भ में | वर्ष के दौरान तहसीलदारों / नायब | कुल 

दारों / नायब | कुल वसूली वसूली हुई | वर्ष के अंत में 
तकावी लोन की देय | तहसीलदारों द्वारा निकाली गई की योग्य राशि राशि 

बकाया राशि 
आडिट की राशि कमी 


शून्य 


शून्य 


शून्य 


शून्य 


शून्य 


14. 


रिर्पोटाधीन वर्ष में रिकार्ड रूम / कापिंग एजैंसी की सूचना निम्न प्रकार रही: 


रिकार्ड रूम 


1 . 


%3D 


= 30 


2 . 


%3D 


= 1366368 


वर्ष के दौरान कुल कितनी फाईलें नष्ट की गई 
रिकार्ड की प्रतियां सप्लाई करने पर कितनी राशि प्राप्त हुई 

रिकार्ड देखना / रिकार्ड ढूंढने पर प्राप्त राशि 
कापिंग एजैंसी 


3 . 


9350 


1 . 


कुल आमदनी 


= 3519494 


2 . 


%3D 


कुल खर्च 


7073060 


15 . 


. 


कलैक्टर द्वारा राजस्व केसों का निपटान, जुडिशियल अपीलों, एक्जीक्युशन अपीलों की स्थिति निम्न प्रकार रही : 
वर्ष के प्रारम्भ में | वर्ष के दौरान प्राप्त | कुल निपटान किये गये वर्ष के अन्त में 
केसों की संख्या हुए केसों की संख्या 

केसों की संख्या बकाया 


38104 


31355 


69459 


27562 


42387 


न्यायिक अपीलों के 
निपटान की संख्या 


कार्यकारी अपीलों | वर्ष के अंत में लंबित | वर्ष केके अंत में लंम्बित 
के निपटान की | न्यायिक अपीलों की संख्या कार्यकारी अपीलों की संख्या 
संख्या 


57 


1233 


109 


3064 


चण्डीगढ़ः 
दिनांक : 19.12.2019. 


धनपत सिंह , 
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार , 

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग । 


32 


SUPPLT. TO HARYANA GOVT . GAZ ., MAR . 17 , 2020 ( PHGN . 27 , 1941 SAKA) 


2 . 


REVIEW OF LAND REVENUE ADMINISTRATIVE REPORT FOR THE YEAR 2016-17 

(01-10-2016 to 30-09-2017) 

The 4th March , 2020 
No. 216 - SR - 3-2020 / 2084. 
1 . During the 

year 2016-17 the position of various crops in the State was good . Likewise the Financial position of 
the farmers was also remained satisfactory / good . 
No epidemic in the cattle was reported in the State . Likewise , there was no effect of any natural calamities like 
flood , draught, hailstorm etc. in the State during the year under report. 
During the year 2016-17 the position regarding the balance of fixed land Revenue , Land Revenue (Variable ) 
other Land Revenue and Land Revenue recovered through coercive measures, remained as under: 
(1) Fixed Land Revenue 
Total demand ( in Rs.) Amount received Amount Remitted Balance at the end of the year 

( in Rs . ) 
577002536 

111449002 42695 

465510839 


3 . 


( II) 


Land Revenue (Variable ) 
Total demand ( in Rs. ) Amount received Amount Remitted 


Balance at the end of the year 
( in Rs .) 
233093502 


262591913 


23702380 


5796031 


( III ) Other Land Revenue 


Total demand ( in Rs .) 
173810031 


Amount received 
170642479 


Balance at the end of the year 
3167552 


(IV ) Land Revenue Recovered through coercive measures 


Total of Orders 
issued 
165 


No. of orders 
executed 
122 


Total Amount involved in 
there order 
149781475 


Amount 
received 
8621536 


4 . 


Coercive orders were got served through Circle Revenue Officers/ Tehsil Peons. 
During the year under report out of the total area of the State of 4877368 hect . an are of 4191918 hect. remained 
under Cultivation . Likewise , against total mortgaged area of 323717.648 hect . about 323406.648 hect . was 
Agricultural land 


5 . 


6 . 


1 : 


8 . 


9 . 


10 . 


During the year 2016-17 various cases of transfer of ownership were effected due to gift 4101.7 hect., Sale 
117371hect., Mortgage 14528 hect., and Redemption 26385 hect., The average Mortgage amount remained as Rs. 
11693854166 /-hect . and average sale price was Rs.70931578043 / - per hect. 
During the year under report 1768.34196 Acre 0 Kanal 43 Marla land was acquired for various public purposes 
and an amount of Rs.62768962034 was paid as compensation to the land owners. 
During the year under report 9 Villages were affected due to sand . 
During the year under report no Burdi and Baramadgi was ejected . 
During the year under report no persons were ejected from Govt. land . 
Under the Punjab Security of Land ( Sec . 14 A read with 9/7 ) of Pepsu Tenancy & Agriculture Land Act, 1955 in 
1 case ejectment orders were passed in which 2 tenants were involved and the area involved was 1 Acre. 
Brief account of inter State Disputed occurred during the year. There is no boundary disputes on district level in 
this year . The boundary of Baghpat District ( U.P.) persists on the East side of Yamuna River . The Dixit award 
has been implemented now and also implemented in the Revenue Record of this District . Work of Consolidation 
of land under dixit award in village Badoli is completed . Uttar Pradesh Boundary (Gautam Budh Nagar , Aligarh 
& Mathura ) and Delhi State . 
The position regarding Land Reclamation Loan Act 19 of 1983, grow more food , CD /NES was as under: 
( i) Amount of Tacavi Loan due in the beginning of the Year 

= Nil 
( ii) Amount advanced during the year 

= Nil 


11 . 


12 . 


= 


- 


SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ . , MAR . 17 , 2020 (PHGN . 27 , 1941 SAKA ) 


33 


( iii ) 


Total due 


- 


= Nil 


( iv ) 


Amount recovered 


- 


= Nil 


( v ) 


- 


Amount written of 


= Nil 


( vi) 


Balance 


= Nil 


(vii ) Amount to be recovered as interest 


- 


= Nil 


(viii ) Amount recovered 


= 


= Nil 


( ix ) 


Amount written of 


= 


= Nil 


- 


X 


Balance 


= Nil 


Amount 


Balance 


Grow More Food 
Amount of Taccavi loan Amount advance 
due in the begining of during the year 
year 


Total 
due 


Amount 
written of 


recovered 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


Amount to be recovered as 


Amount recovered as interest 


Amount written of 


Balance 


interest 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


CD /NES 


Total due 


Amount 


Balance 


Amount of Taccavi | Amount 
loan due in the advance during 
begining of year 


Amount 
recovered 


written of 


the year 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


Amount recovered as 


Amount written of 


Balance 


Amount to be recovered as 
interest 


interest 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


13 . 


The position of audit of Accounts during the year under report, remained as under : 
Amount of Taccavi Deficiency pointed out by Total 

Amount 

Balance at 
loan due to audit at Tehsildars/ Naib Tehsildars 

Amount recovered 

the end of 
the begining of year audit during the year 

recoverable 


the year 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


14 . 


The information of record rooms/ copying agency remained as under : 


Record rooms 


(i) 


- 


Total No. of files destroyed during the year 


= 30 


( ii ) 


= 


= 1366368 


Amount received from supplying of copies of records 
Income from inspection /search of record 


- 


= 9350 


34 


SUPPLT. TO HARYANA GOVT . GAZ ., MAR . 17 , 2020 ( PHGN . 27 , 1941 SAKA ) 


= 


- 


15 . 


Copying Agency 
(i) Income 

= 3519494 
( ii ) Expenditure 

= 7073060 
The disposal of Revenue cases by Collectors, Judicial appeals , execution appeals remained as under : 
No. of cases in the No. of 

Total 

No. of cases Balance at the end of 
begining of the instituted during 

disposed of 

the 

year 
year 


cases 


the year 


38104 


31355 


69459 


27562 


42387 


No. of Disposed 
of Judicial 
appeals 


No. of Disposed of No. of Judicial appeals No. of executive appeals 
execution Appeals pending at the end of the pending at the ending of the 
year 

year 


57 


1233 


109 


3064 


Chandigarh : 
Dated : 19-12-2019 . 


DHANPAT SINGH , 
Additional Chief Secretary & Financial Commissioner to Government Haryana , 

Revenue & Disaster Management Department. 


8705 — C.S. - H.G.P ., Pkl. 


